निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 403) पटना , मंगलवार , 16 मई 2017 


सं0 जी / विविध - 20 - 06 / 2014 - 3937 

गृह विभाग 


- 


- 


- - 


संकल्प 

__ 15 मई 2017 
संयुक्त सचिव ( पुलिस आधुनिकीकरण), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0 - 15011 / 
3 / 2016 - NERS - PM दिनांक 17 .11.2016 के आलोक में " राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया तंत्र " ( National 
Emergency Response System) ( N. E. R. S. ) योजना के कार्यान्वयन, सघन अनुश्रवण तथा समीक्षा आदि हेतु 
निम्नांकित समितियों का गठन किया जाता है । 

(1) proe gilet Hafa (State Apex Committee) 
( क) इसके निम्नांकित सदस्य होंगे : 
पदनाम 

अध्यक्ष / सदस्य 
| 1 | मख्य सचिव, बिहार 

अध्यक्ष 
पुलिस महानिदेशक , बिहार 

सदस्य 
| 3 प्रधान सचिव, गृह विभाग 

सदस्य 
महासमादेष्टा, बिहार गृहरक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव , स्वास्थ्य विभाग 

सदस्य 
प्रधान सचिव / सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग 

सदस्य 
प्रतिनिधि , एन०आई०सी० 

सदस्य 
| 10 प्रतिनिधि , गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 

सदस्य 


क्र० 


| 8 


| 11 


1 


बिहार गजट ( असाधारण) , 16 मई 2017 
नोडल पदाधिकारी , NERS [ सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक संयोजक सदस्य 
( आधुनिकीकरण)] 
इस कमिटी के निम्नांकित दायित्व होंगे : 
1. उच्चतम अनुमोदन स्तर 
2. नीति निर्देश निर्गत करना 
3. योजना की प्रगति की समीक्षा 
4. निधि की उपयोगिता का अनुश्रवण 
5. राज्य स्तर पर योजना के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया का अनुमोदन एवं नई सेवाओं का 

अनुमोदन 
( ग) बैठक : - कमिटी की बैठक प्रत्येक तिमाही आहूत की जाएगी । 
( 2) राज्य अभिचालन समिति ( State Steering Committee ) 
( क) इसके निम्नांकित सदस्य होंगे : 
क्र० पदनाम 

अध्यक्ष / सदस्य 
पुलिस महानिदेशक , बिहार 

अध्यक्ष 
नोडल पदाधिकारी ( NERS ) 

संयोजक सदस्य 
प्रतिनिधि, गृह विभाग 

( संयुक्त सचिव / निदेशक से अन्यून ) | सदस्य 
प्रतिनिधि , समाज कल्याण विभाग (संयुक्त सचिव / निदेशक से अन्यून ) सदस्य 
प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग (संयुक्त सचिव / निदेशक से अन्यून ) सदस्य 
| प्रतिनिधि , आपदा प्रबंधन विभाग ( संयुक्त सचिव / निदेशक से अन्यून ) | सदस्य 

प्रतिनिधि, सूचना प्रावैधिकी विभाग ( संयुक्त सचिव / निदेशक से अन्यून ) । सदस्य 
| प्रतिनिधि , एन०आई०सी० 

सदस्य 
| अपर / उप महासमादेष्टा, बिहार गृहरक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं सदस्य 
इस कमिटी के निम्नांकित कार्य / दायित्व होंगे : 
1 . परियोजना का समग्र रूप से निर्देशन , निगरानी अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन करना । 
2. परियोजना का क्रियान्वयन कराना । 
3. पब्लिक सेफ्टी आँसर प्वाईंट ( P. S. A. P.) की स्थापना हेतु स्थान, मानव संसाधन एवं संचालन 

बजट को अनुमोदित करना । 
एम0आई0एस0 (मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम ) के जरिए P. S . A. P. के संचालन की निगरानी 


करना । 
5. समुचित प्रशिक्षण व्यवस्था सृदृढ़ करना । 
6. N. E. R. S. राज्य स्तरीय कॉल सेंटर एवं अन्य कार्यों हेतु दक्ष कर्मियों की तैनाती करना । 
7. अन्य महत्वपूर्ण नीति एवं प्रक्रिया पर निर्णय 
8. राज्य स्तरीय कॉल सेंटर एवं क्षेत्र (जिलों) में हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 

प्रसारित / अधिष्ठापित कराना । 
9. राज्य स्तर पर सेवा आरंभ ( Go - Live ) को अनुमोदित करना । 
10. राज्य स्तर पर सर्विस लेवल की निगरानी करना । 
11. केंद्र सरकार की स्टीयरिंग कमिटि से समन्वय 
12. अन्य सेवाओं / मंत्रालयों के एकीकरण का कार्य संपादित करना । 
13. जिला मिशन समितियों को मार्गदर्शन प्रदान करना । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 मई 2017 


बैठक : - कमिटी की बैठक प्रत्येक माह आहूत की जाएगी । 


जिला मिशन समिति ( Disrtict Mission Committee) 
इसके निम्नांकित सदस्य होंगे : 
पदनाम 

अध्यक्ष / सदस्य 
जिला पदाधिकारी 

अध्यक्ष 
वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक 

सह - अध्यक्ष 
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग 

सदस्य 
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन 

सदस्य 
मंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी 

सदस्य 
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0 

सदस्य 
जिला नोडल पदाधिकारी, N. E. R. S. (जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा 
नामित पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पदाधिकारी ) 

संयोजक 
( ख) इस कमिटी के निम्नांकित दायित्व होंगे : 
1. N. E. R.S . को सुचारू रूप से संबंधित विभागों के साथ एकीकृत करने के लिए समन्वय करना । 
2. राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी से समन्वय एवं मार्गदर्शन प्राप्त करना तथा नियमित प्रतिवेदन 

उपलब्ध कराना । 
N. E. R. S. के मानक परिचालन प्रक्रिया ( S. O. P.) का अनुसरण करना । 
इमरजेंसी रिस्पान्स वाहनों को मानक परिचालन प्रक्रिया अनुसार क्रियान्वित करना । 
N. E. R. S . में प्राप्त शिकायतों / मामलों के निवटान का अनुश्रवण 


जन साधारण से N. E. R . S . प्रणाली पर फीडबैक प्राप्त करना । 
सेवाओं की उच्च गुणवता सुनिश्चित करना । 
बैठक : - कमिटी की बैठक प्रत्येक माह आहूत की जाएगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( हरू) अस्पष्ट, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 403 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


